


ऐनी रॉकवेल 








बंजारा लड़की के लाल जूते 
ऐनी रॉकवेल 


एक बार मैगी नाम की एक 
बंजारा लड़की थी. वो अपनी बंजारा 
मां और पिता के साथ पूरी दुनिया में 0६०७ > 
घूमती थी. फिर उसका परिवार एक 
दिन, एक बड़े शहर में आया. 











03,6००) . ७) ६९५ 
०/:९:१॥७०७ ७. ७ ६ 
0/७। (९१८७ ।' 0 [० 


(|])9 |॥86५८ 


| 4 # ० 
कि | ५2 
| | ६ न ५ ( धर ॥ ९: । 


उन्होंने एक खाली दुकान में अपना 
डेरा जमाया. मैगी की माँ वहां अपनी 
क्रिस्टल गेंद की मदद से, लोगों के भाग्य 
की भविष्यवाणी करती थी. उसका 
परिवार पर्दे के पीछे दुकान में रहता था. 
शाम को वे उन जगहों के गीत गाते थे 
जहाँ-जहाँ वे घूमे थे. उनका एक खुशहाल 
परिवार था. 





वो दुकान कभी एक जूते की दुकान होती 
थी. एक दिन, एक शेल्फ में मैगी के पिता को 
एक जूते का डिब्बा मिला. उस डिब्बे में एकदम 
नए, चमकदार लाल चमड़े के जूतों की एक 
जोड़ी थी जिसे वहां कोई भूल गया था. मैगी के 
अब तक उतने सुंदर जूते पहले कभी नहीं देखे 
थे, और वे एकदम उसके नाप के थे. जूते उसके 
पैरों में बिल्कुल फिट आए! जूते बिल्कुल वैसे 
ही थे जो उस छोटी जिप्सी लड़की को नाचने 
के लिए चाहिए थे. 





मैगी उन्हें अपनी माँ को दिखाने के 
लिए दौड़ी, जो एक फैंसी टोपी पहनी एक 
महिला के साथ मेज पर बैठी थीं. 


"तुम्हारे जूते बहुत प्यारे हैं!" माँ ने 
कहा. "तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि वे 
तुम्हारे पैरों पर इतनी अच्छी तरह फिट 
आए." 

"माँ, क्या में आपको एक नाच दिखा 
सकती हूँ?" मैगी ने पूछा. 

"थोड़ी देर बाद," माँ ने फुसफुसाया. 
"देखो यह महिला अपना भाग्य जानने के 


लिए मेरे पास आई हैं. जाओ, अभी तुम 
बाहर जाकर खेलो." 








॥' | 
| ॥। 














कक ब ५ न्फ़्ज़ 
2 । द्डॉँ छ . 
हहाओा 
हर ह 
| को कु ८, डे 3 है 
फल 

-.. अमन 





नस>-_-+-. 


न 

टे 

|. 
न 
























(| * 
| | 
॥ ॥ 


न्नॉँ ग नि १ कि किक ऐ ॥ " का तू 
कर (8.5 ह हे & 
छा , का । # ५ 
पथ मर | >> 777 
] ॥|] 8[_।] 
रा १888 4 दे 
4 है. बडी ५ | 
ऐडलक का 4 धर है कं ५ 
है. जि । )]॥[]| 
१ हे | | ॥॥ है. 













हा बंजारा लडकी मैगी वो बिल्कल नए, चमकदार द द 
सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी. _ लाल चमड़े के जूते पहने थी... | 








वो कोने के पास में फायर-ब्रिगेड के 
दफ्तर में रुकी, और उसने दमकलकमियों से 
पूछा, "क्या मैं अपने नए लाल जूतों में, 
आपके लिए एक सुंदर नृत्य कर सकती हूँ?" 

लेकिन तभी आग की घंटी बजने लगी 
और दमकल के लोग बहुत व्यस्त हो गए. 
"अभी नहीं, जिप्सी गर्ल," एक आग बुझाने 
वाले दमकलकर्मी ने कहा. "हमें आग बुझाने 
के लिए जल्दी जाना होगा. तुम कुछ देर में 
वापस आना और फिर हमें अपना नाच 
दिखाना." 


फिर फायर-ब्रिगेड की लाल बड़ी गाड़ी 
अपनी घंटी और सायरन बजाते हुए, गर्जना 
करती हुई तेज़ी से चली गई. 








मैगी सड़क पर और आगे चली और 
फिर वो एक बेकरी के पास पहुंची. वो अंदर 
गई, और उसने काउंटर के पीछे की महिला 
से पूछा, "क्या मैं अपने नए जूतों में आपके 
लिए नृत्य कर सकती हूं? 

"ओह, अभी नहीं," महिला ने कहा. "हम 
अभी शादी और जन्मदिन के केक पकाने में 
बहुत व्यस्त हैं. लेकिन अगर तुम चाहो तो 
मैं तुम्हें खाने के लिए एक कुकी दे सकती 
यु 

मैगी ने उसे धन्यवाद दिया और फिर 
एक चॉकलेट वाली कुकी चुनी. 








जब वो कोने तक पहुंची, तब तक मैगी 
ने अपनी कुकी खत्म कर ली थी. जैसे ही वो 
वहां पहुंची, उसने देखा कि एक गली में 
मज़दूरों का दल एक मैनहोल से ज़मीन के 
अंदर उतर रहा था. "नमस्ते!" मैगी ने उनसे 
कहा. "क्या मैं आपको अपने नए खूबसूरत 
जूतों में एक नृत्य दिखा सकती हूं? 


"हमें खेद है, जिप्सी गर्ल," उनमें से एक 
मज़दूर ने कहा, "लेकिन हमें इस मैनहोल में 
बहुत सारे तार ठीक करने हैं. अभी हमारे 
पास नाच के लिए बिल्कुल समय नहीं है." 
इसके साथ ही वे सभी मज़दूर सड़क के नीचे 
गायब हो गए. 





मैगी पलटी. वहां एक पालतू जानवरों की 

दुकान थी, जो कुत्तों और बिल्लियों, हम्सटर, 
पक्षियों और मछलियों से भरी हुई थी. मैगी ने 
दुकान के अंदर जाने और वहां अपना नृत्य 
करने के बारे में सोचा, लेकिन वहां कुत्ते भौंक 
रहे थे, पक्षी चहक रहे थे, और एक बड़ा हरा 
तोता एक बड़े पीतल के पिंजरे के अंदर 

चिल्ला रहा था. केवल मछल्नियाँ ही चुप थीं 
पर वे भी पानी की अपनी टंकियों में इधर- 
उधर भाग रही थीं. 


मैगी ने अपने आप से कहा, "इस शोर में 
कोई भी मेरी मज़ेदार डफली का संगीत नहीं 
सुनेगा,' और फिर वो पालतू जानवरों की 
दुकान से दूर चली गड. 








मेगी अब थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, 
इसलिए वो एक अच्छी महक को सूंघने के लिए 
एक फूल की दुकान में गई. "क्या मैं अपने सुंदर 
नए लाल जूतों में आपके लिए नृत्य कर सकती 
हू?" उसने धीमी आवाज में दुकान की मालकिन 
से पूछा. 

"तुम्हारे जूते बहुत सुंदर हैं," उस महिला ने 
कहा. "लेकिन आज रात मिसेज़ फील्डिंग-जोन्स 
एक पार्टी कर रही हैं, ओर मुझे उनके लिए तमाम 
फूलों की व्यवस्था करनी है. मुझे डर है कि मेरे 
पास आज समय नहीं है." फिर वो मुस्कुरा दी. 2५६ 
"अच्छा यह लाल गुलाब का फूल ले लो, क्योंकि भा क्‍ 
वो तुम्हारे जूतों से एकदम मेल खाता है." ता है 

"धन्यवाद," मैगी ने कहा, और फिर वो बाहर 
गली में चली गई. 








वो एक ब्लॉक पर ऊपर चढ़ी 
श और दूसरे से नीचे उतरी, 











॥ 
, 
| 
! 
!ऑ 
| 
# 
# 
! 
॒; 
!' 


उसका 


ञ् 


+-- बी 





मनन»... 





ज्व्ण्ग्नन-ा - 


न 7 (50 ७0, 
उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो 
नृत्य देखे, लेकिन हर कोई बहुत व्यस्त 





६. 


स्त 





अंत में वह गली के अंत में पहुंची, जहाँ पर 
पार्क था. वहां सब कुछ शांत और हरा-भरा था. 
कबूतर गुटर-गूँ कर रहे थे, गिल्रहरियाँ पेड़ों पर 
खेल रही थीं, और एक शीतल हवा पेड़ों की 
पत्तियों को लहरा रही थी. मैगी दुकान वाले 
अपने घर से इतनी दूर पहले कभी नहीं गई 
थी, और उसने पहले कभी पाक नहीं देखा था. 
उसने अंदर जाने का फैसला किया. 


>>) | छू 


कब्की किट >---- 


|/ 4; 


६4 
हे 





हू छड (७: *&£:% | 
“न 
/296 5८ 


|) 
घ० 
:, <5 0, 39 38 & 





पाक में लोग धूप में लेटे घास पर सो रहे थे, 
बूढ़ी औरतें कबूतरों को दाना खिला रही थीं, और 
सफेद पोशाक में कई नई माएं एक बेंच पर 
बैठकर बुनाई कर रही थीं. 


"क्षमा करें," मैगी ने कहा. "देखिए मेरे पास 
बिल्कुल नए चमकदार लाल चमड़े के जूते हैं, 
लाल गुलाब और एक डफली है. मैं आपको एक 
नृत्य दिखाना चाहती हू मुझे यकीन है कि वो 
आपको बहुत पसंद आएगा." 


"अरे ऐसा मत करो!" उनमें से एक माँ ने 
कहा. "तम्हारे नाचते हए पैरों और डफली की 
आवाज़ से हमारे ननन्‍्हें बच्चे जग जगाएंगे, और 
फिर वे रोएंगे. 


"यहाँ से भागो, छोटी लड़की," दूसरे माँ ने 
कहा. "हमें यहाँ कोई शोर नहीं चाहिए!" 





मैगी वहां से मुड़ी ओर चुपचाप चली 
गई. उसे काफी दूर एक खाली बेंच मिली, 
और वो उस पर बैठ गई. उसने अपने पैरों 
की उंगलियों को अपने नए जूतों के अंदर 
घुमाया. उसने देखा कि सूरज उन पर 
चमकदार थब्बे बना रहा था. फिर उसने 
धीरे से अपने डफली को हिलाकर एक 
धुन बजाई. एक छोटी सी गिलहरी, जो 
एक मूँगफली के साथ भाग रही थी वहां 
रुकी और वो उसे देखने लगी. 





जब मैगी ने गिलरहरी को देखा तो 
उसका चेहरा खिल उठा. "शायद, छोटी 
गिलहरी," उसने कहा, "तुम मेरा नृत्य 
देखना चाहोगी." 


फिर वो बेंच से कूदी और उसने एक 
गिलहरी के लिए अपनी डफली बजाई, और 
अपने चमकदार जूतों को टैप किया, अपने 
लाल, गुलाब को घुमाया, और फिर नृत्य 
करना शुरू कर दिया. 




















< 


| और नृत्य किया और नृत्य किया 


और नत्य किया 


् 


उसने न॒त्य किया 





और अंत में, एक आखिरी चक्‍कर लगाने 
के बाद वो अपनी डफली की धुन के साथ, 
रुक गडई. 

लेकिन वो यह क्‍या सुन रही थी? लोगों 
की तालियां और हँसी! 

फिर एक आवाज़ ने कहा, "कितना 
प्यारा नृत्य था! धन्यवाद! धन्यवाद!" 

मैगी मुड़ी, और उसने देखा - एक 


मुस्कुराती मिलनसार चेहरे वाली महिला के 
पीछे दस छोटे बच्चे खड़े थे. 








"कितना प्यारा नृत्य था!" महिला ने 
फिर कहा. 


न 


$7 4 ((६- 


द्् 
८ 


"और इतना रहस्यमय!" एक छोटी 
लड़की ने कहा. 


भा 
2 < 
क्र 
#,२ ५५ «« 
# ६६४४७ 


श्र 


थ 
७ 


"और कितना तेज!" एक लड़के ने 
कहा. 


"काश, मुझे भी ऐसा नृत्य करना 
आता," एक अन्य बच्चे ने कहा. 


"कृपया, हमारे लिए एक बार फिर से 
नृत्य करो!" सब बच्चों ने मित्रकर मैगी से 
विनती की. 


जिप्सी लड़की मैगी ने फिर से नृत्य 
किया. अब उसके नए, चमकदार लाल चमड़े 
के जूते धूप में चमक रहे थे. 





/ ्ज् हे है ० 
कब, व 
१5 
र्र 


तब सब बच्चे ठिठक कर हंस द अजय सबद लॉग 
पड़े, और घास में इधर-उधर भागे और उन्होंने कुछ जंगली फूल बीने. 





रा र्श्ज्चक बाााााााााणाणणाणाणणणणनानणणणणाणणएएणछणाणणाा >> डक ४ृ७णणछ॑ाणएणणणा 


अंत में, सभी के जाने का समय हो 
गया. जाने से पहले, उस महिला ने मैगी से 
उसका नाम और वो कहाँ रहती थी उसके 
बारे में पूछा. 


के तुम्हारी माँ से बात करूँगी," महिला 
ने कहा. "शायद तुम हमारे स्कूल में आकर 
हमारे लिए डांस कर सकती हो." 


फिर मैगी ने अपने नए दोस्तों को हाथ 
हिलाकर अलविदा कहा और वो पार्क से 
बाहर भागी... 




















०55 ड5558565856-७9 7 4 5 | 
पा ध्याहिकी ०-०० से | 









.. और फिर वो नाचती-थिरकती 
हुई अपने घर पहुंची. 





.. >->-._२>अउअम«._ मानक. 7 





उसके बिल्कल व लाल चमड़े 
के जूते अभी भी 








चमक रहे थे. 


